रजिस्ट्री संडीएल - 33004 /97 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 97 


सपपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART Section 1 


C 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - 


- 


- 


- - 


सं० 67 ] 
No . 67 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 27 , 1998 / चैत्र 6 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 27 , 1998 /CHAITRA 6, 1920 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना संख्या 601/ 1 / 98 - पॉलिसी 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998 
फाईल संख्या 2 / 3 / 97 - एम. यू. सी . . -- अखबारी कागज की आयात नीति से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 5 - 3 - 97 की राजपत्र 
अधिसूचना संख्या 24/ आर ई - 96/ 92 - 97 तथा इस मंत्रालय की दिनांक 10 - 3 - 97 की सार्वजनिक सूचना संख्या 601/ 1/ 97 - नीति द्वारा जारी मार्ग - निर्देशों 
के अनुक्रम में भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एतद्वारा अनुलग्नक में दिए अनुसार ग्लेण्ड और स्टैन्डर्ड अखबारी कागज के आयात के लिए 
अगले आदेश होने तक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीयम प्रमाण- पत्र अधिप्रमाणित करने संबंधी मार्गनिर्देश अधिसूचित करती है । 


वी. के . मजोत्रा, अपर सचिव 


परिशिष्ट 


पंजीयम प्रमाण पत्रों को अधिप्रमाणित करने के लिए मार्ग -निर्देश : -- 


( 1 ) परिभाषा - समय - समय पर यथा संशोधित प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में यथा परिभाषित समाचार पत्र का अर्थ ऐसी कोई 
भी मुद्रित नियतकालिक कृति होगा जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं । 


( 2 ) पात्रता - हर प्रकार के पूर्ण औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करने पर भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र अधिप्रमाणित 
ऐसे समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों को किया जाएगा, जो प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के संगत उपबंधों के अनुसार, भारत के समाचार - पत्रों 
के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत हो चुकी हैं । 

( 3 ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया - ग्लेण्ड और स्टैंडर्ड अखबारी कागज के आयात के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र अधिप्रमाणित कराने का 
आवेदन , समाचार पत्र/नियत कालिक पत्र के प्रकाशकास्वामी द्वारा दिया जाएगा जिसे भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक , पश्चिमी खण्ड - 8, स्कंध- 2 , 
रामकृष्णपुरम , दिल्ली - 66 को संबोधित किया जाएगा । आवेदन पत्र का नमूना संलग्न है । 

3. 2 ( आवेदन पत्र के साथ क ) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र के लिए जारी नवीनतम पंजीयन प्रमाण 
पत्र की दो प्रतियां ( ख ) हर प्रकार से पूर्ण औपचारिक पिछले कैलेन्डर वर्ष के पार्षिक विवरण की सत्यापित प्रति जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 


870G1 /98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1] 


की अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है । ( ग ) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले 12 महीनों के दौरान प्रकाशित प्रत्येक माह के एक - दो अंक की नमूना प्रति 
परन्तु 3.2 ( ख ) और 2.2 ( ग) उन समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पंजीयन प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् एक कैलेन्डर वर्ष 
पूरा नहीं किया हो , लेकिन पैरा 3. 2 ( ग ) के संबंध में प्रकाशन के प्रत्येक पूर्ण माह की एक नममा प्रति उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए । 

3.3 अधिप्रमाणित पंजीयन प्रमाण पत्र अगले आदेश होने तक वैध रहेगा । 
( 4 ) विवरणी 

4. 1 समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र के प्रकाशक/ स्वामी को आयातित ग्लेण्ड /स्टैंडर्ड अखबारी कागज की खरीद और खपत की मात्रा सूचित करते 
हुए वर्ष के 30 सितम्बर, को समाप्त हुई अवधि की अर्धवार्षिक विवरणी उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक और 31 मार्च, को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक विवरणी 
30 अप्रैल तक प्रस्तुत करनी होगी । अर्धवार्षिक विवरणी प्रकाशकास्वामी द्वारा प्रमाणित की गई होनी चाहिए जबकि वार्षिक विवरणी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा 
प्रमाणित होनी चाहिए। प्रकाशकास्वामी और चार्टड अकाउंटेंट इनमें से ओ भी लागू हो , को विवरणी के सत्य और सही होने को प्रमाणित करना होगा । 
विवरणी का नमूना प्रपत्र संलग्न है । 


4. 2 विवरणी के सही समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहने या गलत सूचना देने पर संबंधित समाचार पत्र को अखबारी कागज आयात हेतु 
पंजीयन प्रमाणपत्र अधिक प्रमाणित कराने के अयोग्य माना जाएगा । 


5 . अपवाद 


5. 1 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय समुचित और पर्याप्त कारणों से इन दिशा निर्देशों में किसी भी आवश्यकता में छूट अथवा तील 
दे सकता है । 

अखबारी कागज के आयात हेतु आवेदन प्रपत्र 
सेवा में , 


भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक , 


पश्चिमी खंड - 8, स्कंध - 2 , 
रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली । 


दिनांक :...... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


विषय : अखबारी कागज ( ग्लैण्ड/स्टैंडर्ड ) के आयात हेतु पंजीयन प्रमाणपत्र को अधिप्रमाणित करने के संबंध में । 


महोदय , 


उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं . 24 ( आर ई - 96 )/ 92 - 97 , दिनांक 5 - 3 - 1997 के अनुसार और 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 601/ 1/98 - पॉलिसी दिनांक 26 मार्च, 1998 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के संबंध में समाचार पत्रों 
के पंजीयक द्वारा पंजीकृत समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है तथा इस संबंध में अपेक्षित कागजात संलग्न हैं । 


1 . 


समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र का ब्यौरा 


( 1 ) नाम : 


( 2 ) भाषा : 
( 3 ) अवधि : 
( 4 ) पंजीयन सं. : 


( 5 ) प्रकाशन स्थान ( डाक का पूरा पता ) : 
( 6 ) प्रकाशक का नाम : 


( 7 ) स्वामी का नाम : 


[ भाग I --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 


संलग्न कागजात 
( 1 ) समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र की दो प्रतियां 

हां /नहीं 
( 2 ) पिछले कैलेंडर वर्ष के वार्षिक विवरण की एक प्रति 

हां/ नहीं 
( 3 ) यह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले 12 महीनों के प्रत्येक महीने 

हां / नहीं 
का एक नमूना अंक 
आपसे निवेदन है कि ग्लेण्ड /स्टैंडर्ड अखबारी कागज के आयात हेतु पंजीयन प्रमाणपत्र को शीघ्र अधिप्रमाणित करें । 


भवदीय , 
( प्रकाशकास्वामी ) 


ग्लेण्ड/स्टैंडर्ड अखबारी कागज के आयात और खपत के संबंध में विवरणी प्रपत्र 


सेवा में , 


भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक , 
( सूचना और प्रसारण मंत्रालय ), 
पश्चिमी खंड - 8, स्कंध - 2, 


आर. के . पुरम , नई दिल्ली - 110066 
विषय : अखबारी कागज ( ग्लेज्ड/स्टैंडर्ड ) के आयात और खपत की विवरणी का प्रस्तुतीकरण 


महोदय , 

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं. 24 ( आर ई - 96 )/ 92 - 97 , दिनांक 5 - 3 - 1997 के 
अंतर्गत और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 601/1/98 - पॉलिसी दिनांक 26 मार्च, 1998 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में जैसा अपेक्षित 
है , उसके अनुसार समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के लिए नीचे दी गई अवधि के दौरान अखबारी कागज ( ग्लेण्डास्टैंडर्ड ) के आयात और खपत की 
आगामी मात्रा निम्नलिखित हैं :--- 


( 1 ) समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र का माम 


( 2 ) भाषा 


( 3 ) अवधि 


( 4 ) समाचारपत्र के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या 


( 5 ) प्रकाशन स्थान का नाम 


( पूरे डाक पते के साथ ) 
( 6 ) प्रकाशक का नाम 
( 7 ) स्वामी का नाम 
( 8 ) अवधि जिससे अर्धवार्षिक/ वार्षिक विवरणी संबंधित है 


तक 


( १ ) आयात और खपत किये गये अखबारी कागज की मात्रा मी . टन में ब्यौरा 


किस्म 


( क ) ग्लैण्ड - आयात की मात्रा 


आयात की 
तिथि/ तिथियां 


मूल्य रु . 
खपत की मात्रा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC. 1 ] 


( ख ) स्टैंडर्ड - आयात की मात्रा 

मी . टन 

आयात की 
मूल्य रु. 

तिथि/तिथियां 
खपत की मात्रा 

मी . टन 
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ब्यौरे और सूचमा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं । 


प्रकाशक / स्वामी के हस्ताक्षर 


स्पष्ट अक्षरों में नाम : 


तिथि : 


स्थान : 


प्चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समाचार पत्र/नियतकालिकपत्र के प्रकाशक द्वारा मुल्ले/ हमें लेखा पुस्तकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार 
उपरोक्त विवरणी मेरी/ हमारी पूर्ण जानकारी में सत्य और सही हैं । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तिथि : 

हस्ताक्षर 
चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुहर 

1. प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 

व्यक्ति का नाम व संख्या 

पंजीकरण संख्या 

3 . पता 
टिप्पणी : 

1. अर्धवार्षिक विवरणी प्रकाशक / स्वामी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी और प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत की 

जाएगी । 
वार्षिक विवरणी प्रकाशकास्वामी के साथ- साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित की जाएगी और वित्त वर्षजिससे विवरणी संबंधित है , के 
बाद 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाएगी । 
समय पर विषरणी प्रस्तुत करने में असफल या गलत सूचमा प्रस्तुत करने पर संबंधित समाचारपत्र भविष्य में अखबारी कागज के आयात 
के लिए पंजीयम प्रमाणपत्र अधिप्रमाणित करने के अयोग्य हो जाएगा । 

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

__ Public Notice No. 601/ 1/ 98 - Policy 

New Delhi, the 26th March , 1998 
File No . 2 /3/97 -MUC.-- In termsof Ministry of Commerce Gazette Notification No . 24 (RE - 96 )/92 -97, dated 5 -3 -97 
and in continuation of this Ministry s Guildelines issued vide public notice No . 601/1/97 -Policy, dated 10 - 3- 1997 relating to the 
Import Policy of Newsprint, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby further notify the 
Guidelines for authentication ofthe Certificate of Registration by the Registrar ofNewspapers for India for import of glazed and 
standard newsprint as given in the Annexure, until further orders , 

V .K . MAJOTRA, Addi. Secy . 


ANNEXURE 
Guidelines for Authentication ofRegistration Certificates 
1. Definition : 
1. 1 . A frewspaper shall mean any printed periodical work containing public news or comments on public news defined 
in the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended from time to time. 


( 471 1 -- UUS 7 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Eligibility 

The Registration Certificate shall be authenticated by the Registrar of Newspapers for India on submission of a formal 
application , complete in all respects , in respect of such newspapers/ periodicals as have been registered with the RNI in accor 
dance with the relevant provişions of the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended from time to time. 

3. Procedure for submission of application : 

3. 1 The application for authentication of the Registration Certificate for import of glazed and standard newsprint 
shall be made by the publisher /owner of a ncwspaper/periodical and shall be addressed to the Registrar of Newspapers for 
India ,West Block - 8, Wing -2 ,RK Puram , New Delhi-110066 . The spocimen copy of application form is cnclosed . 

3.2 The application should be accompanied by (a ) Two copies of the latest Certificate ofRegistration of the newspa 
per/periodical issued by RNI, (b ) An attested copy of the Annual Statement for the previous calendar year, as required to be 
submitted under the PRB Act complete in all respects and (c ) One specimon issue for each month of the preceding 12 months 
from the date of submission of the application , provided 3.2 (b ) and 3.2 (c) will not be applicable to such newspaper/periodical 
which has not completed one calendar year after commencement and issue of Certificate of Registration, but with respect to 
para 3.2 (c ) they should submit one specimen issue for cach completed month of publication . 

3.3 The authenticated Certificate of Registration will be valid until further orders. 
4 . Returns 

4.1 The publisher/owner of a newspaper/periodical shall submit half-yearly returns indicating the quantity of im 
ported glazed / standard newsprint purchased and consumed for the period ending 30th September of the year by 31st October of 
the same year and the Annual Return for the year ending 3 IstMarch of the year by 30th April, The half-yearly return should be 
certified by the publisher/owner whercas the annual return shall be certified by the Chartered Accountant. The return shall be 
certified to be true and correct by the publisher/owner and the Chartered Accountant as the case may be. The specimen form of 
Return is annexed . 

4.2 Failure to submit the Return in time or submission of false information shall disqualify the newspaper concerned 
for authentication of Certificate of Registration for the purpose of import of newsprint. 

Exceptions : 

5 .1 The Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting may waive any of the requiroments or 
relax any of these guidelines for good and sufficient reasons. 


APPLICATION FORM FOR IMPORT OF NEWSPRINT 
TO 

The Registrar of Newspapers for India, 
West Block - VIII, Wing -2 
R . K . Puram , New Delhi. 

Dated : 
Subject : Authentication of Certificates of Registration for the purpose of import of newsprint (Glazed / Standard ). 
Sir, 

In terms ofGovt. of India , Ministry of Commerce Gazette Notification No . 24 (RE - 96 )/ 92 — 97 dated 5 -3 - 1997 and 
the Guidelines issued by the Ministry of Information and Broadcasting under Public Notice No . 601/1 /98 - Policy dated 26 - 3 
1998 regarding the above subject the details of the newspaper/periodical registered with RNI are given below and the required 
documents are enclosed for the above subject . 
1. Details of the Newspaper/Periodical 

(1) Name 
( ii) Language 
( ii ) Periodicity 
(iv ) Regn Number 
(v ) Place of Publication (with complete postal addross ) 


87061/ 98 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - SEC. I ] 


(vi) Name of the Publisher 


(vii ) Name of the Owner 
Documents enclosed 
(i) Two copies of theRegistration Certificate issued by RNI : Yes No 
( ii) A copy of the Annual Statement for the previous calendar : Yes/No 

year 
(iii) One specimen issue for each month of the preceding 12 
months from the submission of this application 

: Yes/No 
You are requested to authenticate the Certificate of Registration for the purpose of import of Glazed / Standard 
newsprint at the earliest. 

Yours faithfully , 
(PUBLISHER /OWNER ) 


FORM OF RETURN REGARDING IMPORT AND CONSUMPTION 

OF GLAZED /STANDARD NEWSPRINT 


То , 


The Registrar of Newspapers for India 
(Ministry of I & B ) 
West Block - VII, Wing -2 
R K . Puram , New Delhi -110066 


.. 


.. 


.. 


SUBJECT : Submission of the Return of Import & consumption of newsprint (Glazed /Standard ) 
Sir , 

This is to certify that as required under the Govt. of India , Ministry of comerce Gazette Notification No. 
24 (RE - 96 )/ 92 - 97, dated 5 - 3 - 1997 and the Guidelines issued by the Ministry of I & B under Public Notice No. 601/ 1/ 98 
Policy dated 26 -3 - 1998 the following quantity of newsprint (Glazed /Standard ) was imported and consumed during the period 
mentioned below for the newspaper/periodical stated as under :--- 

1. Name of the Newspaper/periodical 
2 . Language 
3 . Periodicity 
4 . RNIRegistration No. 
5 . Name of the place of publication 

(with full postal address) 
6 . Name of the Publisher 
7 . Name of the Owner 
8 . Period for which the half -yearly /Annual Return 

From 

To , 
related to 
9 . Details of quantity of newsprint imported and consumed : 

in MT 
Variety 
(a ) Glazed - Qty, imported 

- -MT 

Date(s) of 
value Rs. 

import 
Qty . consumed 


.. 


- MT 


[ YTI- U 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6 ) Standard. Qty. imported 

---MT 

Date (s) of 
valued Rs. -- 

import 
Qty . consumed . 

MT 
Certified that the particulars and information given above are true and correct to the best of my knowledge and belief. 

Signature of the 

Publisher /Owner 
Name in block letters ; 


Date : 


Place : 


- 


I 


A 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


A 


P 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . . . Y 


I 


4 


44 . . . . . . 


4 


+ 


. 


. 


. 


. 


T 


. 


. 


P 


. 


1 


. 


. 


. 


4 


. 


. 


.I 


I 


I 


Certified by the Chartered Accountant 
Certified that the above return is true and correct to the best of my/our information and according to the explanation 
given to me/us by furnishing the books of account etc. by the publisher of the above noted newspaper /periodical. 
Date.... 

Signature ......... 
Stamp of the Chartered Accountant 
1. Number and name of the person , 

who has signed the certificate.......... 
2 . Registration No... .................................................................................................... .................................................... 
3. Address..................... 
Note : (1) Half-yearly return shall be certified and signed by the Publisher/owner and submitted by 

31st October of the year . 
(2) Annual Return shall be certified by the Chartered Accountant in addition to the Publisher/ owner 

and submitted by 30th of the month of April, following the financial year to which the return be 
longs. 
Failure to submit the returns in time or submission of false information shall disqualify the newspa 
per concerned , for future authentication of Certificate of Registration for the purpose of import of 
newsprint 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Printod by the Manager, Govt. of India Prons , Ring Road , Mayapuri , Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - 1998 


